निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 680 ) 


29 श्रावण 1936 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 20 अगस्त 2014 


सं0 वन / पर्या0 - 15 / 2012 - 402( ई०) / प०व० 

पर्यावरण एवं वन विभाग 


संकल्प 

6 अगस्त 2014 
हरियाली मिशन के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार 
की संकल्प संख्या 573 ( ई०), दिनांक 08.10. 2012 द्वारा कृषक बंधुओं के सहयोग से कृषि वानिकी योजना प्रारम्भ की 
गयी है । इस योजना के अन्तर्गत पॉपलर तथा अन्य प्रजाति के कुल 6 करोड़ पौधे लगाने के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति 
हेतु कृषकों को प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की उत्तरजीविता के आधार पर क्रमशः रू. 15 / -, रू० 10 / 
एवं रू0 10 / - प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है । 

2. उक्त संकल्प की कंडिका - 7 ( क) में यह शर्त है कि " कृषक बंधुओं को 50 प्रतिशत से अधिक 
उत्तरजीविता होने पर ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा ।” वित्तीय वर्ष 2013 -14 में इस योजना की शुरूआत 
की गयी है एवं किसानों द्वारा लगाये गये पौधों की गणना करने पर पाया गया कि अधिकांश किसानों द्वारा लगाये गये 
पौधों की उत्तरजीविता 50 प्रतिशत से कम है जिसके कारण अधिकांश किसानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं 
किया जा सकता है । 

चूँकि यह योजना का प्रथम वर्ष था इसलिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि जो 
पौधे बचे हुए हैं , उनकी प्रोत्साहन राशि का भुगतान संबंधित किसानों को किया जाय , ताकि भविष्य में किसान प्रोत्साहित 
होकर इस योजना में भाग लें । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 अगस्त 2014 
3. उपर्युक्त वर्णित स्थिति में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 573 ( ई०), 
दिनांक 08 . 10. 2012 की कंडिका -7( क) को निम्नवत् संशोधित करने का निर्णय लिया गया है : 

"जिन किसानों द्वारा लगाये गये पौधों की उत्तरजीविता 50 प्रतिशत से कम है , उन्हें प्रोत्साहन राशि का 80 
प्रतिशत यानि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की उत्तरजीविता के आधार पर क्रमशः रू० 12 / -, रू० 8 / - एवं 
रू० 8 / - भुगतान किया जायेगा । कृषकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान इस योजना के अन्तर्गत लगाये गये पौधों की 
उत्तरजीविता के आधार पर जो भी शेष पौधे बचे हुए हैं , उस पर किया जायेगा । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की 
जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विवेक कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 680 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


